PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ . , JULY 12 , 1983 ( SAR . 21, 1905 SAKA ) 


1447 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


, 


दिनांक 9 जून , 1983 


अनुसार सोपे 


कमांक 661 -ज( I)-83/19200.-- श्री केहरी राम, पुन श्री मूलिया राम , गांव पिनाना, तहसील व जिला सोनीपत , की 
दिनांक 15 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वल्प हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री केहरी राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 228 0 - ज-II - 75/ 27159, दिनांक 5 सितम्बर , 1975 , तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज 
1-19/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सरती के नाम खरीफ , 
1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 16 जून , 1983 
क्रमांक 1674 - ज ( II) -83/19985 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के 

गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दले राम , पुन श्री अमृत सिंह, गांव जताई, 
तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी को रबी , 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार , सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 4 जुलाई , 1983 
क्रमांक 718-ज (1)-83 /21931. -पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार 
सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती चन्दा देवी, विधवा श्री लेख राम , गांव दमदमा , 
तहसील व जिला गुड़गावां , को खरीफ़ , 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपए 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

कमांक 725-1-1-83/ 21935.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार 
सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री रणजीत सिंह, पुन श्री गोकल सिंह , गांय भौंडसी , 
तहसील व जिला गुड़गावा , को रवी, 1977 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक कीमत की युद्ध भागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

टी ० आर ० तुली, 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 

The 27th Jupe , 1983 
No. 10670. - Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 3550 / 2 - L , 
dated 9th March , 1983, issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been declared to 
be necded at the expense of the Haryana Government, for a public purpose, namely , for constructing 
new Kot Drain from R.D. 42244 to R.D. 53314 (corresponding to KM . 12.875 to KM . 16.250 ) in 
village Kot , tehsil Hathin district Farida bad . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7 of Land Acquisition Act , 1894 , 
the Governor of Haryana hercby directs the Land Acquisition Offices , Irrigation Department, Haryana 
Karnal to take action for the acquisition of the land described in the specification appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 

By order of the Governor of Haryana . 

O. P. SEHGAL , 

Superintending Engineer; 
Ujina Diversion Drain Circle No. II, 

Gurgaon. 


. 


